निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 504 ) 


11 आषाढ़ 1935 ( श0 ) 
पटना , मंगलवार , 2 जुलाई 2013 


सं0 3 - ए - 2 - वे०पु० - 01/ 2013 - 6720 


वित्त विभाग 


संकल्प 


1 जुलाई 2013 
विषय :- उद्योग विभाग के अधीन उद्योग सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद के लिए उच्चस्तरीय समिति की 

अनुशंसा के आलोक में वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में । 


छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वेतनसमिति का गठन किया 


गया । वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्यकर्मियों का पुनरीक्षित वेतनमान वित्त विभाग के संकल्प 
सं० 630 , दिनांक 21 /01 /2010 द्वारा स्वीकृत किया गया । 


उक्त संकल्प के द्वारा बिहार उद्योग सेवा के मूल कोटि का वेतनमान PB-2 ( 9300 -34800 ) एवं 


ग्रेड -पे ₹4200 की स्वीकृति प्रदान की गई । वस्तुतः वेतन समिति द्वारा उद्योग सेवा के मूल कोटि के पद 


सहायक उद्योग निदेशक / परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पद के लिए PB-2 ( 9300- 34800 ) एवं अन्य राज्य 


सेवा/ संवर्गों के लिए अनुमान्य ग्रेड - पे ₹4800 तथा 4 (चार) वर्ष की सेवा पूरी होने पर PB- 3+ 5400 की 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जुलाई 2013 
अनुशंसा की गई । किन्तु संकल्प संख्या 630, दिनांक 21 /01 /2010 के द्वारा अनुशंसित वेतनमान की 
स्वीकृति नहीं दी जा सकी । 


इस तथ्य को उच्चस्तरीय असंगति निराकरण समिति द्वारा भी अपनी अनुशंसा में इंगित किया गया । 


अतएव , वेतन समिति एवं उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुरूप , बिहार उद्योग सेवा के मूल 


कोटि के पद सहायक उद्योग निदेशक / परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पदों वेतनमान में संशोधन का विषय 


राज्य सरकार के समकक्ष पदों के वेतनमान में संशोधन का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 


सम्यक् विचारोपरान्त वेतन समिति एवं उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में संकल्प संख्या 


630 , दिनांक 21 /01 /2010 के द्वारा सहायक उद्योग निदेशक / परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के स्वीकृत 


. 


जना 


समक 


वेतनमान PB- 2 + 4200 को संशोधित करते हुए वेतनमान PB- 2( 9300 -34800 ) एवं ग्रेड - पे ₹4800 तथा 


चार ( 4 ) वर्ष के बाद PB -3 + 5400 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


प्रभात शंकर, 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 504- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


